रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/99 


REGISTERED No. D .L.---33002 /99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजापान 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 96 ] 
No. 96 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 25 , 2014 / श्रावण 3, 1936 
DELHI , FRIDAY, JULY 25, 2014/SHRAVANA 3, 1936 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि. सं. 68 

[ N. C . T . D. No. 68 


भाग - IV 
PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय 


एवं 


कार्यालय मुख्य पंजीकार ( जन्म एवं मृत्यु ) 


अधिसूचनाएं 


दिल्ली, 25 जुलाई, 2014 


पत्र कंमाक - एफ .13(3) वी . एस . / डी .ई. एस. / 2014 / 7596 - 7637: - जन्म एंव मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 10 के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं रिट पिटिशन (सिविल ) संख्या - 37 / 2009 के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 
दिनांक 20.09.2010 में पारित आदेश के क्रम में उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों 
को जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं हेतु सूचनादाता घोषित करते है : 


आशा कार्यकर्मी, ए. एन. एम ., दाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्मी राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक , शमशान / कब्रिस्तान के 
केयरटेकर / इंचार्ज । 


3019 DG/ 2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( PART IV 


- 


- 


- 


DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS 


AND 


OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR (BIRTHS AND DEATHS ) 


NOTIFICATIONS 


Delhi, the 25th July , 2014 


No . F. 13( 3 )/ VS/DES / 2014/ 7596-7637. ---In exercise of the powers confered under Section 10 of the 


Registration of Births and Deaths Act, 1969 and in pursuance of order dated 20 .09. 2010 passed by the Hon ble Supreme 


Court of India , in W. P. ( C ) No. 37/2009, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to 


notify the following classes of persons as notifiers/informants forRegistration ofBirths and Deaths: 


Accredited Social Health Activist ( ASHAS), Auxiliary Nursing Midwives ( ANM), Dais, Anganwari Workers, 


Head Masters of Government Schools, Caretaker/ Incharge ofCreamation Grounds/Burial Grounds . 


सं. एफ 13 ( 1) / जी. शा . / अ.स.नि. / 2006 / 7638 - 69.- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) 


की धारा 30 की उप - धारा ( 1 ) के साथ धारा 2 की उप - धारा ( 1 ) के प्रावधान ( च ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम , 1999 में 


संशोधन करते हुए निम्न नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ . - (1 ) ये नियम दिल्ली जन्म व मृत्यु पंजीकरण ( संशोधन) नियम, 2014 कहलायेंगे । 


(2) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें । 


2. नियम 5 के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या 2 ( मृत्यु प्रतिवेदन से सम्बन्धित) का संशोधन. - दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण 


नियम, 1999 के नियमों में संदर्भित प्रपत्र संख्या 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


"प्रपत्र संख्या 2 " 


प्रपत्रसं.2 


। 


प्रपत्र 
सं 
. 
2 
मृत्युप्रतिवेदन 

विधिक 
सूचनाएं 

यहभागमृत्युरजिस्टरकेसाथजोड़ाजाये 
सूचनादेनेवालेद्वाराभराजाएगा 


मृत्यु 
प्रतिवेदन 

सांख्यिकीसूचनाएं 

इसेअलगकरकेसांख्यिकीप्रसंस्करणकेलिएभेजाजाए सूचनादाताद्वाराभराजाएगा। 


PART IV 


सूचनादाताद्वाराभराजाएगा 


1. 


मृत्युकीतिथि:मृत्युकासहीदिवस,माहएवंवर्षअंकितकरेंजैसे-1--2000 


।15. 


2. 


मृतककानाम: 
(पूर्णजैसेसामान्यत:लिखाजाताहै) 


11.ग्रामयाशहर,जहांमृतककानिवासहो(मृतकजहांसामान्यतःरहताहो,क्योंकि 

मृत्युकीजगहभिन्नहोसकतीहै,वहांकेपतेकीप्रविष्टिआवश्यकनहीं): 
क.शहर/ग्रामकानाम: 
ख.क्याशहरहैअथवाग्रामहै(सहीकानिशानलगाएं) 

1.शहर2.ग्राम 
ग.जनपदकानाम: 
घ.राज्यकानाम: 


क्यामृत्युकाकारणचिकित्सीयरूपसेप्रमाणितकिया 
गया:. 
(सहीकानिशानलगाएं) 

1.हां2.नहीं 
बीमारीकानामयामृत्युकावास्तविककारण: 
(सभीमृत्युकेलिएचाहेचिकित्सीयरूपसेप्रमाणितहो 
अथवानहीं) 


3. 


मृतककालिंग: 
(पुलिंगयास्त्रीलिंगलिखें,संक्षिप्तमेंनहीं) 


4. 


माताकानाम: 


धर्म(सहीकानिशानलगाए) 

1.हिंदू.2.मुस्लिम3.इसाई 
4.अन्यधर्म:(धर्मकानामलिखें) 


17. 


पिताकानाम: 
पति/पत्नीकानाम: 


स्त्रीमृत्युकीदशामेंक्यामृत्युगर्भावस्थामें,प्रसूतिकेसमय 
यागर्भावस्थाकेसमाप्तहोनेकेबाद6सप्ताहकेभीतर 


5अ 


मृतककीआयु:(यदिमृतककीआय1वर्षसेअधिकहोतोआयुपूर्णव 
वर्षोंमेंदें,यदिमृतककीआयु1वर्षसेकमहोतोपूर्णमहीनोंमेंदेएवंयदि 
आयु1माहसेकमहोतोपूर्णदिवसोंमेंदेंतथायदिआयु1दिनसेकमहों। तोपूर्णघंटोंमेंदें) 


13.मृतककाव्यवसाय: 

(यदिकोईव्यवसायनहींहोतोशून्यलिखें) 


(सहीकानिशानलगाए) 

1.हां 2 
. 
नहीं 
___यदिधूम्रपानकाआदीथातोकितनेवर्षोंसे: 


इसेअलगकरकेसांख्यिकीप्रसंस्करणकेलिएभेजाजाए 


मृत्युसेपूर्वप्राप्तचिकित्साकाप्रकार: 
(सहीकानिशानलगाए) 


7. 


मृत्युकेसमय 
मृतककापता 
: 


यदिकिसीभीरूपमेंतम्बाकूचबानेकाआदीथातो 
कितनेवर्षोंसे: 


8. 


मृतककास्थाईपता: 


1.संस्थागत 
2.संस्थागतकेअलावाअन्यचिकित्सा 
3.कोईचिकित्साप्राप्तनहींकी 


(नियम 5 देखें ) मृत्यु प्रतिवेदन प्रपत्र 


DELHIGAZETTE :EXTRAORDINARY 


यदिसुपारी(पानमसालाकोसम्मिलितकरतेहुए)चबाने 
काआदीथातोकितनेवर्षोंसे: 


9. 


मृत्युकास्थान:निम्न1,2व3मेंसेएकपरसहीकानिशानलगायेतथा 
अस्पताल/संस्थानकानाम/मकानएवंजहांमृत्युहुईहोउसकापता) 
1.अस्पताल/संस्थानाम: 


यदिएल्कोहलपीनेकाआदीथातो 
कितनेवर्षोंसे: 


2.घर 


पता: 


3.अन्यस्थान सूचनादाताकानाम: 


10. 


पता: 


- 


- 


(जबस्तम्भ1से21तकपूरेभर 
जाएंतबसूचनादेनेवालायहां 
हस्ताक्षरवतारीखभरेगा) 


. 


(सभीकालमभरनेकेबादबायींऔरहस्ताक्षरकरें) 


. 


दिनांक: 


सूचनादेनेवालेकेहस्ताक्षरयाबाएंहाथकेअंगूठेकानिशान 


. - - .. - 


. 


- 


. . . 


- 


कोडसंख्या 


पंजीकरणसंख्या 
पंजीकरणयूनिट 
शहर/गांव 


पंजीकारद्वाराभराजाये 

पंजीकरणतिथि 
जिला 
विवरण(यदिकोई 


नाम 
जिला तहसील शहर/गांव 
पंजीकरणयूनिट 


पंजीकारद्वाराभराजाये 
पंजीकरणसंख्या। 

पंजीकरणतिथि 
मृत्यु 
की 
तिथि 
लिंग 
1 
. 
पुलिंग 2 
. 
स्त्रीलिंग 
आयु वर्षमहीनेदिन घंटे 
मृत्युस्थान1.अस्पताल/संस्था2.घरू3.अन्यस्थान 


पंजीकारकानामऔरहस्ताक्षरएवंमोहर 


पंजीकारकानामऔरहस्ताक्षरएवंमोहर 


जारी-3पर 


. 


.... 


.....-. 


..-... 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


.. 


3. नियम 8 के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या 6 ( मृत्यु प्रमाणपत्र से सम्बन्धित ) का संशोधन . - मु दिल्ली जन्म और मृत्यु 
पंजीकरण नियम, 1999 के नियमों में संदर्भित प्रपत्र संख्या 6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


T 


E 


N 


" प्रपत्र संख्या 


6 " 


A 


“ संख्या ....... 


प्रपत्र संख्या 6 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 
प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम ...... 


. . 


. . . . 


. . . 


. . . 


. 


राज्य सरकार / 
स्थानीय निकाय 
का प्रतीक चिन्ह 


. . . . 


. . . . 


. . 


. . . 


. . . 


. . 


. 


. 


. . 


मृत्यु प्रमाण - पत्र 
( जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा दिल्ली जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के नियम 8 / 13 
के अंतर्गत जारी किया गया ) 
यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल लेख से ली गई है जो कि स्थानीय क्षेत्र ...... 
तहसील .....जिला 

..... राज्य . ..... के रजिस्टर में उल्लिखित हैं । 


नामः ............... 
मृत्यु की तिथि ........ 


...... ....... लिंग "........................... ...... .... 

मृत्यु का स्थान 
माता का नाम 
पिता का नाम 

........................ 
पति / पत्नी का नाम ......... 
मृतक का मृत्यु के समय का पता / 

मृतक का स्थायी पता 


पंजीकरण दिनांक 


पंजीकरण संख्याः.... 
टिप्पणी 
जारी करने की तिथि : 


प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
प्राधिकारी का पता 
मोहर 
" प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें" 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


डा . एम. एम. कुट्टी, प्रधान सचिव ( योजना ) 


No. F. 13( 1 )/ VS/DES/ 2006/7638 - 69. — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 30 read 
with clause (f) of sub - section (1) of section (2 ) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 ( 18 of 1969 ), the 
Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the approval of the Central Government, hereby 
makes the following rules to further amend the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999 , namely : 
1. Short titles , extent and commencement . - - ( 1) These rules may be called the Delhi Registration of Births and Deaths 
(Amendment) Rules, 2014 . 

( 2 ) They shall come into force withimmediate effect. 
2 Amendment of Form No. 2 ( relating to Death Report) under rule 5 : -- In the Delhi Registration of Births and 
Deaths Rules, 1999 ( hereinafter referred to as the “ Principal Rules ") for the Form No. 2 appended to the Rules , the 
following shall be substituted , namely : - - 

" Form No. 2 " 


FORMNO.2 


DEATHREPORT 


"FDRMNo.2" DEATHREPDRT 

Statisticalinformation Thisparttobedetachedandsentforstatisticalprocessing 


FORMNO.2 


LegalInformation 


ThisparttobecuidedtotheDeathRegister 


IPART IV 


Tobefilledbytheinformant 


Tobefilledbytheinformant 


Tobefilledbytheinformant 


3019 B4714 -2 


1. 


11. 


DateofDeath:(Entertheexactday,monthand yearthedeathtookplacee.g.1-1-2000) 


15. 


TownorVillageofResidenceofthedeceased:(Placewherethedeceased actuallylived.Thiscanbedifferentfromtheplacewherethedeathoccurred. Thehouseaddressisnotrequiredtobeentered.) 


Wasthecauseofdeathmedicallycertified?:(Ticktheappropriateentry below) 


NameoftheDeceased: (Fullnameasusuallywritten) 


1.Yes 


2.No 


3. 


Sexofthedeceased: (Enter"male"or"fernale";donotuseabbreviation) 


16. 


NameofTownVillage: 

Isitatownorvillage:(Ticktheappropriateentrybelow) 

•1,Town2.Village c)NameofDistrict: d)NameofState: 


NameofDiseaseorActuatCauseofDeath:(Foralldeathsirrespectiveof whethermedicallycertifiedornot) 


NameofMotber: 


5. 


NimeofFather 


17. 


incasethisisafemaledeath,didthedeathoccurwhitepregnant,atthe timeofdeliveryorwithin6weeksaftertheendofpregnancy:(Tickthe appropriateentrybelow) 


Nameofhusband/wifc 


12. 


Religion:(Ticktheappropriateentrybelow) 


1.Yes 


2.No 


Ageofthedeceased:(ifthedeceasedwasover1yearofage,give ageincompletedyears.Ifthedeceasedwasbelow1yearofage,give ageinmonths,andifbelow1monthgiveageincompletednumberof days,andifbelowoneday,intours) 


.1.Hindu 


2.Muslim3.Christian 


4.Anyotherreligion:(writethenameofthereligioni) 


16 


Ifusedtohabituallysmoke- forhowmanyyears? 


Addressofthedeceasedatthe timeofdeath: 


19. 


Permanentaddressofthedecoesed: 


Occupationofthedeceased: (Ifnooccupationwrite Nil" 


Iusedtohabituallychewtobaccoinanyform- forhowmanyyears? 


9. 


Placeofdeath:Ticktheappropriateentry1,2or3belowandgivethenameofthe HospitalInstitutionortheaddressofthehousewherethedeathtookpiace,Ifother place,givelocation 


14.Typeofmedicalattentionreceivedbeforedeath:(Ticktheappropriate entrytielow) 


20. 


Ifusedtohabituatiychewarecanutinanyform(including panmasala}- forhowmanyyears? 


DEATH REPORT FORM 

(See rule 5) 
Form No.2 


1.Hospitat institution 


Name: 


1.institutional 


21. 


Ifusedtohabituallydrinkalcohoi- forhowmanyyears? 


2.House 


Address: 


2.Medicalattentienotherthaninstitution 


3.OtherPlace 


: DELHIGAZETTE :EXTRAORDINARY 


3.Nomedicalattention 


10 


Informant sname: 
Address: 


Tobedetachedandsentforstatisticalprocessing 


(Aftercompletingall columns1to21, informantwillputdate andsignaturehere:) 


Date: 


Signatureorleftthumbmarkoftheintormant 


|Columnstobefilledareover,Nowputsignatureatleft 


TobefilledbytheRegistrar RegistrationDate: 


Name 


CodeNo. 


District: 


RegistrationNo.: RegistrationUnit: Town/VillageDistrict: Remarks:(ifany) 


TobefilledbytheRegistrar RegistrationNo.:.RegistrationDate: DateofDeath: 

Sex:1.Male2.Femele Age:Years/months/dayshours PiaceofDeath:1.Hospitalinstitution2.HOtherplace 


Tahsil: 


Town/Village RegistrationUnit: 


NameendSignatureoftheRegistrar 


NameandSignatureoftheRegistrar 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


Amendment of Form No. 6 ( relating to Death Certificate) under rule 8 - In the Principal Rules , for the Form 
No. 6 appended to the rules, the following shall be substituted , namely : 


" Form No. 6 " 


“ No . 


FORM 


GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 

Name of local body issuing certificate ---- 


State 
Govt./ 
Local 
Body 
Emblem 


DEATH CERTIFICATE 
(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act , 1969 and Rule 8/13 of the Delhi Registration 
of Births and Deaths Rules , 1999 . 

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register 
for (local area/local body ) ................. 

.............. of tahsil/ block 

........... of 
District ........... ............................ of State/ Unionterritory .......................... 
Name: ................... ......................... Sex .............. 
Date of Death........................... / Place of Death ............. 
Name of Mother ....................... 
Name of Father ................................. ....... 
Name of Husband/ Wife . . ........ ... 


Permanent address of the deceased : 


...... . . . . . .. .. . 


Address of deceased at the time ofdeath : 
.............. .... .... ........, 
. . .. . . . .. . . .. . .. . . ... .. .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. . . .. 

..... ........ . 
• Registration No :.............. Date of Registration...... 


Remarks (if any) .. 
Date of issue :....... 


Signature of the issuing authority .. 
Address of the issuing authority ............ 


Seal 
Ensure registration of every birth and death ." 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
Dr. M. M. KUTTY, Pr . Secy . ( Plg . ) 


समाज कल्याण विभाग 
( सामाजिक सुरक्षा अनुभाग) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 25 जुलाई, 2014 
सं . फा . 30 (70 ) / एमटीसी / डीडी( एसएस) / डीएसडब्ल्यू / 2009 - 10 / पार्ट फा . - II / 7486 - 7545. - माता - पिता एवं 
वरिष्ठ नागरिक भरण - पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7 की उपधारा (1), 15 की उपधारा (1 ) तथा दिल्ली 
माता - पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण -पोषण एवं कल्याण नियमावली , 2009 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
तथा पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या फा . 30 (70) / एम . टी . सी. / डी. डी (एस. एस ) / डीएसडब्ल्यू / 2009 - 10 / पार्ट फा . / 14710--14741 
दिनांक 19 / 12 / 2013, के अधिक्रमण में , उन कार्यों को छोड़ कर जो इस अधिक्रमण से पहले किये गये थे या किये जाने का 
संकल्प किया गया है , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये उक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत माता - पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे भरण - पोषण न्यायाधिकरण तथा अपीलीय न्यायाधिकरण 
को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये निम्नलिखित भरण -पोषण न्यायाधिकरण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण 
में निम्नलिखित व्यक्तियों का गैर सरकारी सदस्य के पद पर सहर्ष चयन करते हैं : 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


R - 


IN 


-nuar 


Ranay 


mummend 


भरण - पोषण न्यायाधिकरण 
क्र . सं . नाम एवं पता 

गैर सरकारी सदस्य 
श्रीमती जयन्ती होता , 

गैर सरकारी सदस्य 
51, छोटा सिंह ब्लॉक, एशियाड गॉव कॉम्पलैक्स , 
खेल गॉव, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली - 49 । 
श्रीमति वन्दना शर्मा, 

गैर सरकारी सदस्य 
ए - 202, गली नं0 -5, वेस्ट विनोद नगर , 
दिल्ली - 2 । 
श्रीमती मीनू अरोडा, 

| गैर सरकारी सदस्य 
फ्लै ट नं . 235 , प्लॉट नं. 35, जय अपार्टमेंट , सेक्टर - 9, 
रोहिणी, दिल्ली - 110085 
श्रीमती ममता साहा, 

गैर सरकारी सदस्य 
2 - सी, राम नगर एक्सटें ., गली नं.- 3, लक्ष्मी नारायण 
मंदिर के पीछे, दिल्ली 
श्रीमती रचना गुप्ता, 

| गैर सरकारी सदस्य 
ए.- 6 / 115, सेक्टर - 17, रोहिणी, 
दिल्ली - 110085 
डॉ . सुधा जैन, 

| गैर सरकारी सदस्य 
50, अर्जुन नगर, (एस. - 5), सफदरजंग इन्क्ले व , 
नई दिल्ली - 110029 
श्रीमती ललिता शर्मा, 

| गैर सरकारी सदस्य 
बी .- 635, एम. आई. जी . फ्लैट्स , ईस्ट ऑफ लोनी रोड , 
दिल्ली - 110093 
श्री मसूर उल हसन सिद्दिकी, 

गैर सरकारी सदस्य 
242, कुंचा मीर, आशिक चावड़ी. 
दिल्ली - 110006 
डॉ . अखिलेश कुमार जैन, 

| गैर सरकारी सदस्य 
50. अर्जुन नगर, (एस.- 5), सफदरजंग इन्क्ले व, 
नई दिल्ली - 110029 
श्रीमती देवकी रानी, 

गैर सरकारी सदस्य 
एच.- 60, गली नं. - 7 , न्यू महावीर नगर, 

नई दिल्ली - 110018 
निम्न 03 गैर सरकारी सदस्य , जिन्हें भरण - पोषण न्यायाधिकरण की पैनल में रखा गया है , उनकी 
सदस्यता अधिसूचना जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक लागू रहेगी । 
11. श्रीमती सुमन मिश्रा, 

| गैर सरकारी सदस्य 
डी .- 268, गली नं. - 10, लक्ष्मी नगर, 
दिल्ली -110092 
डॉ . राजेश्वरी मिश्रा, 

। गैर सरकारी सदस्य 
एच. - 474, श्रीनिवासपुरी , 
नई दिल्ली - 110065 
श्री राजेन्द्र, 

गैर सरकारी सदस्य 
बी.--3 / 70, यमुना विहार, 
दिल्ली - 110053 


8 . 


. 


9 . 


.. 


.... 


min 


10 . 


- 


- 


- 


- 





"" 


" 


T 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12. 


- 


13. 


01. 


क्र . सं . 

अपीलीय न्यायाधीकरण 
श्रीमती रेखा खण्डेलवाल , 

गैर सरकारी सदस्य 
बी .-- 100, मालवीय नगर, 

नई दिल्ली - 110017 
1 भरण -पोषण न्यायाधिकरण संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित होंगे । अपीलीय न्यायाधिकरण संबंधित 

उपायुक्तों द्वारा संचालित होंगे । 
भरण - पोषण न्यायाधिकरण संबंधित जिलों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय परिसर में कार्य करेगा । अपीलीय 

न्यायाधिकरण संबंधित जिलों के उपायुक्तों के कार्यालय परिसर में कार्य करेगा । 
3 गैर सरकारी सदस्यों की सेवा अवधि तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले हों , तक होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

__ आदेश से और उनके नाम पर , 
गरिमा गुप्ता, निदेशक ( समाज कल्याण ) 


2 


मर 


. 


(१०/904 /14 - 3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


LAL 


DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 
( SOCIAL SECURITY BRANCH ) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 25th July , 2014 
No. F . 30 ( 70 )/MTC /DD (SS )/DSW / 2009 - 10 /pt. file - 11/ 7486 - 7545 . - In exercise of the powers conferred by 
sub -clause (1 ) of Section 7 and sub -clause ( 1) of Section 15 respectively of the Maintenance and Welfare of the Parents 
and Senior citizens Act 2007 , and Rule 3 of the Delhi Maintenance and Welfare of the Parents and Senior citizens 
( Amendment) Rules (2010 ), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi in addition to the Non Official 
members of Maintenance Tribunals notified vide earlier notification No. F . 30 (70 ) MTC /DD (SS) /DSW /2009- 10 /Pt. 
file/ 14710 - 14741 dated 19 / 12 / 13 is pleased to select the following persons to the post of Non Official Members of 
Maintenance Tribunals & Appellate Tribunals for the National Capital Territory of Delhi to exercise the powers and 
discharge the functions conferred on such Maintenance Tribunals in relation to the Parents and Senior Citizens under the 


Act . 


Maintenance Tribunal 
Name and Address 

Non - OfficialMember 


Ms. Jayanti Hota , 

Non -Officialmember 
51,Chhota Singh Block , 
Asiad Village Complex , 
Khel Gaon , August Kranti Marg , 
New Delhi-49 
Smt. Vandana Sharma, 

Non -Official member 
A - 202, Gali No. 5 , 
West Vinod Nagar, 
Delhi- 92 . 
Ms. Meenu Arora , 

Non -Official member 
Flat No. 235 , Plot No. 35 , 
Jai Apartment Sec - 9 , 
Rohini, Delhi-110085 
Smt. Mamta Saha , 

Non - Official member 
2 -C , Ram Nagar Extn . , Gali No.3 , 
( Behind Laxmi Narayan 
Mandir Ram Nagar) Delhi 
Mrs. Rachna Gupta , 

Non - Officialmember 
A -6 / 115 , Sector- 17 , 
Rohini , Delhi-85 
Dr . Sudha Jain , 

Non -Official member 
50 , Arjun Nagar ( S -5 ), 
Safdarjung Enclave , New Delhi-29 
Smt. Lalita Sharma , 

Non -Officialmember 
B -635 , MIG Flats; 
East of Loni Road , 
Delhi- 93 
Sh . Masoor Ulhasan Siddiqi, Non -Officialmember 
242 , Kucha Mir , Ashiq , 
Chawri Bazar, Delhi- 06 
Dr. Akhilesh Kumar Jain , Non -Official member 
50 , Arjun Nagar (S -5 ), 
Safdarjung Enclave, 

New Delhi-29 
10 . . Mrs. Dabakie Rani Sharma , Non -Official member 

H -60 , Gali No . 7 , New Mahavir 

| Nagar, New Delhi- 18 
Following 03 candidates have been kept in a panel for Maintenance 
Tribunal which shall be valid for a period of one year from the date of 
Notification: 
11 . Smt. Suman Mishra, 

Non - Official member 
D - 268 , Gali No. 10 , 
| Laxmi Nagar , Delhi- 92 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


MAN 

VAL 


Non - Officialmember 


Dr. Rajeshwari Mishra , 
H -474 , Sri Niwas Puri, 
New Delhi- 1 10065 
Sh . Rajender , 
B - 3 /70, Yamuna Vihar, 
Delhi-53 


| 13 . 


Non -Officialmember 


| SI. 


í No. 


01 


Appellate Tribunal 
Mrs. Rekha Khandelwal, 

B - 100 ,Malviya Nagar , 
| New Delhi- 17 


Non -Official member 


The Maintenance Tribunals shall function from the Office premises of the ADMs of the respective Districts 
and Appellate Tribunal shall function from the office premises of the Dy. Commissioner, Revenue Deptt. The tenure of 
the above said non -officialMembers shall be for a period of three years or upto the age of 65 years whichever is earlier . 


By Order and in the Name of 

the Lt. Governor ofthe 
National Capital Territory of Delhi, 


GARIMA GUPTA , Director, Social Welfare 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


